निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HD 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


( सं o पटना 183 ) 


14 फाल्गुन 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 4 मार्च 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2020 
सं ० 7 / स्था0-04-04 / 2016 सा 0 प्र0-3335 -- महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -9351 दिनांक 
10.02.2020 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -8532 दिनांक 26.06.2019 में निहित 
शत्रों के अधीन श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट , सीतामढ़ी के पद पर अधिसूचना 
निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान निश्चित रूप से समर्पित किये जाने के शर्त पर उन्हें पुनर्नियुक्त 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 183-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


